PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ.,AUGUST 8, 1989 (SRVN . 17, 1911 SAKA ) 


815 


PUBLIC WORKS (B & R ) DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


In the Notification dated 16th June, 1989 , issued , -vide No. 10/ 36 /88-5B& R( E), the words 
" lo re -appear in paper II & IV " appearing in Column 9 of S-.N.12 against the name of Shri Anil 
Dalal may be read as " Pass " . 


. 


TIRLOCHAN SINGH , 
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

P. W. D .. B. & R Branch , 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 31 जुलाई, 1989 
क्रमांक 41 3-ज ( II )-89/22472.-- श्री माड़ राम , पुन श्री नन्द राम , निवासी गांव शहरयारपुर, तहसील लोहारू , 
जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए )( 1 ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 1038- ज- I -76/ 23345, दिनांक 10 जुलाई , 1976, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-ज-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

अब , श्री माड़ , राम की दिनांक 8 दिसम्बर , 1988, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री माड़, राम की विधवा श्रीमती घोघडी 
के नाम खरीफ , 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


क्रमांक 567- ज ( I) -89j22476. श्री हरद्वारी , पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी गांव राठधना, तहसील व जिला 
सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( प ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए) के अधीन सरकार की 
मधिसूचना क्रमांक 81 46 - पार ( 4 ) -67/660 , दिनांक 19 फरवरी , 1968 द्वारा 100 रुपये वाषिक प्रौर बाद 
में अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 150 रुपये और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789- ज -1-79/ 440 40, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वाषिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


रा 


2 . 


अब श्री हरद्वारी की दिनांक 1 अगस्त , 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरद्वारी की विधवा 
श्रीमती धनकौर के नाम रबी , 1988 से 300 रुपये बार्षिक की दर से, सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते 
है । 

शुद्धि -पत्र 


दिनांक 31 जुलाई, 1989 


क्रमांक 582 - ज- I - 89/ 22480.--- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1414 - ज-I- 88/ 193, 
दिनांक 3 जनवरी, 1989 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी, 1989 को प्रकाशित की गई है, 
की चौथी लाईन में रबी , 1964 की बजाए रबी , 1984 पढ़ा जाए । 


पी ० के ० बाली, 
उप -सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


